सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

6 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 403 राँची , गुरुवार 

28 अगस्त , 2014 (ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
26 अगस्त , 2014 


संख्या -4/ न0वि0/ गठन/109 / 2014- 3811 -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2012 ) की धारा 15(2)(क ) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार , अधिसूचना 

द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के 
आधार पर अवधारित करेगी । 
2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 8 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के 
आधार पर राज्य अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों के वर्गीकरण किए जाने के फलस्वरूप उनकी वर्तमान स्थिति में हुए 
परिवर्तन को भी दृष्टिगत रखते हुए उनमें पार्षदों की संख्या का पुनः अवधारण किया जाना आवश्यक है । 
3. अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हैं तथा झारखण्ड नगरपालिका 
अधिनियम, 2011 की धारा 8 के अधीन राज्य अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रक्रियाधीन है । वर्ष 2015 
में राज्य अन्तर्गत 8 शहरी स्थानीय निकायों यथा- देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास नगर परिषद 
( वर्ग-क ), चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग- ख), विश्रामपुर नगर परिषद 
( वर्ग- ख), झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग- ख ), कोडरमा नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत में आम निर्वाचन 
सम्पन्न कराने के निर्मित उनमें पार्षदों की संख्या का अवधारण किया जाना आवश्यक है । 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) गरुवार , 28 अगस्त , 2014 
4. चूँकि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 15 (2)( क) के परन्तुक में पार्षदों की संख्या का 
अवधारण करने का उल्लेख है तथा एतद् झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के 
नियम 3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पंचायत की कुल जनसंख्या के 
आधार पर निश्चित किए जाने का उल्लेख है। अतएव पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक - दूसरे के पूरक हैं । 
5. धनबाद नगर निगम में पूर्व से गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या एवं झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 15(2)(क ) के आधार पर अवधारित पार्षदों की संख्या एवं उनके निर्वाचन 
क्षेत्रों (वार्डी) की संख्या समान है । चास नगर परिषद् (वर्ग- ख ) को नगर निगम में उत्क्रमित किये जाने की 
कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसी प्रकार विश्रामपुर नगर पंचायत को विश्रामपुर नगर परिषद् (वर्ग- ख ) के रूप में 
उत्क्रमित किये जाने हेतु अलग से कार्रवाई की जा रही है । 
6. अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 15(2)( क ) के परन्तुक एवं झारखण्ड नगरपालिका 
निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 3 के अध्यधीन उपर्युक्त 8 नगरपालिका क्षेत्रों में पार्षदों 
की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या (विस्तृत विवरणी संलग्न) निम्नरूपेण अवधारित की जाती है: 


क्रम सं0 | जिला का नाम 


पूर्व से गठित पूर्व से झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम झारखण्ड 
नगरपालिका क्षेत्रों गठित 2011 की धारा 8 के अन्तर्गत | नगरपालिका 
का नाम 

प्रादेशिक वर्गीकृत नगरपालिका क्षेत्रों का नाम अधिनियम 2011 की 
निर्वाचन 

धारा 15(2 )(क ) के 

आधार पर अवधारित 
( वार्डों) की 

पार्षदों की संख्या एवं 
संख्या 

उनके निर्वाचन 
क्षेत्रों ( वा ? ) की सेख्या 


क्षेत्रों 


1 


- 


देवघर नगर निगम 


___ 24 


चक्रधरपुर नगर परिषद, (वर्ग- ख ) 


2 
देवघर 

देवघर नगर 

निगम 
पश्चिमी सिंहभूम | चक्रधरपुर नगर 
( चाईबासा ) परिषद , (वर्ग- ख ) 

झुमरीतिलैया नगर 26 
कोडरमा 

परिषद,(वर्ग- ख ) 
कोडरमा नगर ____ 12 

पंचायत 
गढ़वा 

मझिआंव नगर - 10 

पंचायत 


झुमरीतिलैया नगर परिषद,(वर्ग- ख ) 


कोडरमा नगर पंचायत 


मझिआंव नगर पंचायत 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 28 अगस्त , 2014 


7. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगरपालिका क्षेत्रों पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के 
पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए । 
8. एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएंगी । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-3 के तहत् प्रादेशिक निर्वाचन 

क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या का अवधारण 


जनगणना, 
2011 के 
आधार पर 


कुल 
वार्डों 


की 


क्रम सं0 


जिला का | नगरपालिका 
नाम क्षेत्रों का नाम 


मानक जनसंख्या के 

अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनमान्य वार्डों 
आधार पर वार्डों की 

की संख्या 
न्यूनतम संख्या 

अतिरिक्त 
प्रत्येक वार्ड 

वार्डों की 
की जनसंख्या के गठन हेतु | प्रतिशत 
जनसंख्या 
संख्या 

विनिर्धारित 

जनसंख्या 
|678 | 9 10 


वार्डो 


संख्या 


कुल 


मानक 


जनसंख्या 


संख्या 


(6$10) 


11 


देवघर नगर 


देवघर 


36 


निगम 


203123 


1 ,50, 000 


35 


| 


53123 


50, 000 


___ 1. 06 


1 


पश्चिमी 

| चक्रधरपुर 
सिंहभूम | नगर परिषद , 
( चाईबासा ) (वर्ग- ख ) 


56531 


40, 000 


20 


16531 


6000 


2. 75 


झुमरीतिलैया 


87867 


40, 000 


__ 20 


47867 


6000 


7 . 97 


कोडरमा 


नगर परिषद , 
| ( वर्ग- ख ) 

कोडरमा नगर 
___ पंचायत 


24633 


12, 000 


___ 10 


12633 


2800 


4. 51 


गढ़वा 


मझिआंव 


18349 


12,000 


6349 


2800 


2 . 26 


नगर पंचायत 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 403 - 50 | 


